निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 737 ) 


18 भाद्र 1936 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 9 सितम्बर 2014 


सं0 03 / विविध 19 - 11 / 2013 - 2212 / न0वि0एंवआ०वि० 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 

5 सितम्बर 2014 
विषय: - JnNURM योजना के अधीन शहरी स्थानीय निकायों एवं राज्य स्तर पर क्षमता संवर्द्धन कार्यकम 

के कार्यान्वयन एवं उस पर संभावित व्यय रु0 4021. 77 लाख ( चालीस करोड़ इक्कीस लाख 
सतहत्तर हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति । 

बिहार राज्य में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (JnNURM) कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी 
विकास मंत्रालय द्वारा शहरी आधारभूत संरचना एवं शासन ( UIG ) की 10, छोटे एवं मझोले शहरों के लिए शहरी 
आधारभूत संरचना विकास ( UIDSSMT ) की 11 योजनाएं एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा बिहार राज्य के 
लिए समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP) की 32 परियोजनाएं एवं शहरी गरीबों के लिए 
बुनियादी सेवाएं ( BSUP) की 18 परियोजनाएं स्वीकत की गई है । इन योजनाओं के कार्यान्वयन के उपरान्त सजित 
आवासीय एवं आधारभूत संरचनाओं के सफल संचालन हेतु राज्य एवं शहरी निकाय स्तर पर कार्मिकों के क्षमता वर्द्धन 
हेतु प्रशिक्षण आवश्यक है । भारत सरकार द्वारा उक्त योजनाओं की स्वीकृति से पूर्व राज्य सरकारों को कुछ 
Reforms कार्यक्रम लागू करने की शर्ते रखी गई है । इन Reforms कार्यक्रम को लागू करने हेतु भी निकायों का 
क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है । कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शहरी स्थानीय निकाय अपने स्तर से 
क्षमता संवद्धन हेतु वित्तीय प्रबन्धन का भार वहन करने में असमर्थ हैं । उक्त आलोक में भारत सरकार के पत्रांक - K 
14012 / 2( 127 )/ 2006- NURM-III दिनांक 14 .10.2013 द्वारा क्षमता संवर्द्धन हेतु रु0 4021 .77 लाख राशि की 
स्वीकृति प्रदान की गई है । 

इस योजना का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर व्यवस्थित एवं व्यापक ढंग से क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम 
को संस्था का रुप देना है । इसके अधीन स्थानीय निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में 
Reforms & Programme Management Cell ( RPMC ) पूर्ण श्रमशक्ति के साथ कार्य करेगा । स्थानीय निकाय 
स्वयं सिटी डेवलपमेंट प्लान, ट्रेनिंग प्लान तथा कैलेंडर इत्यादि तैयार करने में सक्षम हो सकेगें । 

2. क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम के अधीन 10 शहरों में Reforms & Programme Management Cell 
( RPMC ) का गठन एवं क्षमता संवर्द्धन के अन्य कार्यक्रम प्रस्तावित है । ये नगर हैं : - मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 सितम्बर 2014 
शरीफ , मुंगेर, बेगुसराय, पूर्णिया , आरा, कटिहार, छपरा एवं दानापुर । यह योजना वर्ष 2013 - 14 से वर्ष 2016 - 17 तक 
कुल चार चरणों में पूरी होगी । 

क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम दो स्तर पर प्रस्तावित है : 
( क ) शहरी निकाय स्तर पर ( ख ) राज्य स्तर पर 

(i) शहरी स्तर पर क्षमता वर्द्धन कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी निकाय के प्रबन्धन क्षमता का सुदृढ़ीकरण 
करना है । 

(ii) राज्य स्तर पर क्षमता वर्द्धन का उद्देश्य राज्य स्तर पर एक ऐसा Supporting Structure तथा 
Mechanism सृजित करना है जो शहरी निकायों के क्षमता वर्द्धन में सहायक हो । 

सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार के पत्रांक 
3 / विविध - 19 - 11 / 13 1406( ए) दिनांक 05.08. 2013 द्वारा क्षमता संवर्द्धन का प्रस्ताव भारत सरकार के शहरी विकास 
मंत्रालय को प्रेषित किया गया था । भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने CSMC की 127 वीं बैठक, जो दिनांक 
09. 10. 2013 को आहूत की गई थी , में बिहार में क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु रु0 4021.77 लाख की 
योजना की स्वीकृति प्रदान की है । भारत सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु शत् प्रतिशत राशि अनुदान के 
रुप में उपलब्ध कराया जायेगा । वित्तीय वर्ष 2013 - 14 में प्रथम किश्त के रुप में वित्त मंत्रालय व्यय विभाग योजना 
वित्त - I डिविजन भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक - F NO - 59 ( I) PF- I/ 2013 - 1537 दिनांक 20.02.14 द्वारा 
रु0 1005.44 लाख विमुक्त की गई है । 

3. इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी बिहार शहरी विकास अभिकरण ( BUDA) होगी । 
4. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22.07.14 के मद सं0 - 39 के रूप में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है । 

5. अतः JnNURM योजना के अधीन शहरी स्थानीय निकायों एवं राज्य स्तर पर क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम के 
कार्यान्वयन एवं उस पर संभावित व्यय रु0 4021.77 लाख ( चालीस करोड़ इक्कीस लाख सतहत्तर हजार रूपये मात्र) 
का निर्णय लिया गया है । 
आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं 

इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / प्रमंडलीय आयुक्तों / जिला पदाधिकारियों / नगर 
निकायों / महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संदीप पौण्डरीक , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 737 -571 + 200-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


